निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 470 ) पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

4 मई 2016 
सं0 1स्था० - 84/ 15 - 1516/वि०स० । — सभा सचिवालय के अधिसूचना सं० - 1621 , दिनांक 22. 07.2015 द्वारा श्री 
छोटे पासवान को सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ प्रोन्नति दी गयी थी कि वह छ : माह 
के अन्दर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर लें । परन्तु सभा सचिवालय के कार्यालय आदेश सं० - 1स्था० - 117/2015 - 419 , 
दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रकाशित विभागीय परीक्षा के परीक्षाफल प्रथम एंव द्वितीय पत्र में अनुत्तीर्ण होने के कारण श्री 
पासवान को दिनांक 22. 04. 2016 के प्रभाव से सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 470 - 571 + 10 - डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


